रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . NO . D. L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


का 


भारत 

राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 03032020-216519 

CG - DL - E - 03032020-216519 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I- खण्ड 1 


PARTI - Section 1 

I - 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 59 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 2 , 2020 / फाल्गुन 12 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , MARCH 2 , 2020 / PHALGUNA 12 , 1941 


No.591 


गृह मंत्रालय 


( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) 


संकल्प 


नई दिल्ली , 26 फरवरी , 2020 


सं . 47-31 / 2012 - डी एम- III.- प्रस्तावना : भारत सरकार , केन्द्र और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन के 
क्षेत्र में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों सहित स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय संलिप्तता से आपदा प्रबंधन में 
निर्णय लेने की भागीदारी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है । इस आवश्यकता का निराकरण 
करने के संस्थागत तंत्र से न केवल पूरे देश में आपदा प्रबंधन ढांचा और संस्थान सुदृढ़ होंगे , अपितु इससे देश के लोगों के 
व्यापक हित में संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी मजबूत होगी । 
तदनुसार , भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 फरवरी , 2013 के संकल्प के तहत एक मल्टी - स्टेकहोल्डर्स एंड मल्टी - सेक्टोरल 
नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ( एन पी डी आर आर ) का गठन किया गया था । विभिन्न हितधारियों 
( स्टेकहोल्डर्स ) की और व्यापक भागीदारी के उद्देश्य से मूल संकल्प में समय - समय पर संशोधन किया गया था । इसके बाद 
लगातार संशोधन किया गया और एनपीडीआरआर के गठन पर दिनांक 05.07.2017 को एक व्यापक प्रस्ताव को 
अधिसूचित किया गया । दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना को दिनांक 03.09.2019 के द्वारा पुन : संशोधित किया 
गया । भारत सरकार ने एनपीडीआरआर के सदस्यों की सूची की फिर से समीक्षा की है और पिछले सभी संशोधनों को 
समेकित करने और एनपीडीआरआर के गठन पर एक संशोधित व्यापक संकल्प जारी करने का निर्णय लिया है । 
संकल्प : गृह मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई , 2017 के संकल्प तथा दिनांक 3 सितंबर , 2019 के अनुवर्ती संशोधन के 
अधिक्रमण में , उन कार्यों के सिवाय जिन्हें इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व पूरा कर लिया गया था अथवा पूरा करने से 
छोड़ दिया गया था , भारत सरकार ने मल्टी - स्टेकहोल्डर्स नेशनल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 


1205GI / 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


( एनपीडीआरआर ) का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । एन पी डी आर आर के सदस्यों की सूची अनुलग्नक- I पर दी 
गई है । 


2 . 


एन पी डी आर आर के कार्य निम्नलिखित होंगे 


i . 


ii . 


आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुई प्रगति की समय - समय पर समीक्षा करना । 
केन्द्र तथा राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा जिस सीमा तक तथा जिस तरीके से आपदा 
प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है उसका मूल्यांकन करना और इस मामले में उचित सलाह देना । 
आपदा जोखिम न्यूनीकरण ( डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ) के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों / संघ 
राज्य क्षेत्र प्रशासनों , राज्य सरकारों , स्थानीय सरकारों और सिविल सोसायटी के संगठनों के बीच समन्वय के 
बारे में सलाह देना । 


ii . 


iv . 


आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में स्वत : अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार 
अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पत्र प्राप्त होने पर सलाह देना । 


V. 


आपदा प्रबंधन नीति की समीक्षा करना । 


3 . 


इन कार्यों के निर्वहन के लिए उक्त प्लेटफार्म 
i . किसी सरकारी संस्थान , किसी अन्य संगठन अथवा किसी व्यक्ति से सूचना और उसकी टिप्पणी मांग सकता 

है । 


ii . 


समितियों अथवा समूहों की नियुक्ति कर सकता है जिनमें प्लेटफार्म के सदस्य तथा / अथवा यथा आवश्यक 
अन्य लोग शामिल होंगे , तथा 


iii . केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से आयोग किसी विशिष्ट मुद्दे , जिस पर उक्त प्लेटफार्म 

अथवा इसकी समितियों अथवा समूहों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो , का अध्ययन कर सकता है , उस 

पर शोध कर सकता है अथवा रिपोर्ट दे सकता है । 
4. क ) कार्यकाल : 


इस प्लेटफार्म का कार्यकाल 2030 तक होगा । 


ख ) आकस्मिक रिक्तियां : 


i . 


पदेन सदस्यों को छोड़कर , सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा भरी 
जाएंगी जिसने उन सदस्यों , जिनका स्थान रिक्त हुआ है , को नामित किया था अथवा चुना था । 


ii . 


किसी आकस्मिक रिक्ति पर नामित किया गया अथवा चुना गया व्यक्ति उस शेष अवधि तक इस प्लेटफार्म 
का सदस्य होगा जिस तक वह सदस्य , जिनका स्थान वह भरेगा , सदस्य रहे होते । 


ग ) बैठक : 


इस प्लेटफार्म की तीन वर्ष में एक बार बैठक होगी । तथापि , इस शर्त में ढील देने की शक्ति एनपीडीआरआर 
के अध्यक्ष में निहित होगी । 


घ ) एजेंडा : 


i . 


बैठक का एजेंडा , व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाही / कार्यवृत्त का रिकॉर्ड गृह मंत्रालय ( आपदा प्रबंधन 
प्रभाग ) द्वारा तैयार किया जाएगा तथा उसे परिचालित किया 

जाएगा । 
एजेंडा और व्याख्यात्मक ज्ञापन सामान्यत : सभी सदस्यों को इस प्लेटफार्म की बैठक की तारीख से कम से 
कम 10 दिन पूर्व परिचालित किया जाएगा । 


ii . 


ड . ) प्रक्रिया : 


ऐसे मामलों , जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है , के संबंध में प्लेटफार्म अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं 
अपनाएगा । 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


च ) सामान्य : 


इस प्लेटफार्म की कोई भी कार्यवाही मात्र प्रक्रिया संबंधी कमी अथवा सदस्यता की किसी श्रेणी के अंतर्गत रिक्ति 
के आधार पर अमान्य नहीं होगी । 


संजीव कुमार जिंदल , संयुक्त सचिव 


अनुलग्नक 


राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच ( एन पी डी आर आर ) की संरचना 
1. चेयर पर्सन 


गृह मंत्री 


2. वाइस - चेयरपर्सन 


i . गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री 


ii . वाइस - चेयरमेन , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 


3 . 


भारत सरकार के प्रतिनिधि 


i . रक्षा मंत्री 


ii . वित्त मंत्री 


iii . विदेश मंत्री 


iv . कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्री 


v . मानव संसाधन विकास मंत्री 


vi . स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 


vii . आवास और शहरी कार्य मंत्री 


viii . ग्रामीण विकास मंत्री 


ix . पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री 


X. जल शक्ति मंत्री 


xi . विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री 


xii . पृथ्वी विज्ञान मंत्री 


xiii . महिला एवं बाल विकास मंत्री 


xiv . खान मंत्री 


xv . पंचायती राज मंत्री 


xvi . उपाध्यक्ष , नीति आयोग 


4 . 


राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि 


i . आपदा प्रबंधन विषय को देखने वाले प्रत्येक राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री 


ii . प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक सदस्य ( अधिमानत : उसका उपाध्यक्ष ) 
5. स्थानीय स्व - सरकारों के प्रतिनिधि 


i . दिल्ली , मुंबई , कोलकाता , चेन्नई , बंगलोर तथा हैदराबाद के मेयर 
ii . दिल्ली , कोलकाता , मुंबई , चैन्नई , बंगलोर और हैदराबाद के नगर आयुक्त 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


iii . शहरी स्थानीय निकायों के 10 चेयरपर्सन ( जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए ) 

iv . पंचायती राज संस्थानों के 10 प्रतिनिधि ( जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए ) 
6. संसद के प्रतिनिधि 


i . 


लोक सभा से चार सांसद ( अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएं ) 


ii . 


राज्य सभा से दो सांसद ( सभापति द्वारा नामित किए जाएं ) 


7. पदेन सदस्य 


i . 


केन्द्रीय गृह 


सचिव 


ii . 


iii . 


सचिव , परमाणु ऊर्जा विभाग 
सचिव , कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग 
सचिव , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 
सचिव , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 


iv . 


V. 


vi . 


सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 


vii . 


सचिव , खान मंत्रालय 


viii . 


सचिव , कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय 


ix . 


सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 


X. 


सचिव , दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 


xi . 


सचिव / सदस्य सचिव , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 


xii . 


अध्यक्ष , रेलवे बोर्ड 


xiii . 


अध्यक्ष , केन्द्रीय जल आयोग 


xiv . 


अध्यक्ष , इसरो 


XV . 


अध्यक्ष , बीमा नियामक एवं विकास 


xvi . 


अध्यक्ष , भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 


xvii . 


xviii . 


xix . . 


अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य ( पूर्णकालिक ) 
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य 
महानिदेशक , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 
महानिदेशक ( अग्निशमन सेवा , नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड ) 
महानिदेशक , नागर विमानन 


XX . 


xxi . 


xxii . . 


xxiii . 


महानिदेशक , रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 


xxiv . . 


महानिदेशक , भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 


XXV . 


महानिदेशक , भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण 


xxvi . 


चीफ ऑफ इंटिग्रेटिड डिफेंस स्टॉफ ( सीआईडीएस ) ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 


8 . 


राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रमुख 

निदेशक , केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान , रूड़की 


i . 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


ii . निदेशक , हिम एवं हिम - स्खलन अध्ययन स्थापना केन्द्र , चंडीगढ़ 
iii . निदेशक , राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र , हैदराबाद 
iv . निदेशक , राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपुर 

निदेशक , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी , नागपुर , 


v . 


vi . निदेशक , भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड प्रशिक्षण संस्थान , नोएडा 


vii . निदेशक , वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी , देहरादून 
vii . मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर , उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग , नई दिल्ली के अधीन 
ix . कार्य पालक निदेशक , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान , नई दिल्ली 

कार्यपालक निदेशक , भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद 


X. 


xi . निदेशक , राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र 
xii . राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नामित किए जाने वाले दस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान / राष्ट्रीय 

प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय 


xiii . राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नामित किए जाने वाले पांच चिकित्सा संस्थान / अस्पताल 


xiv . राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नामित किए जाने वाले पांच कृषि संस्थान 
उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 


9 . 


i . अध्यक्ष , एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , नई दिल्ली । 
ii . अध्यक्ष , कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री , नई दिल्ली 

iii . महानिदेशक , फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज , नई दिल्ली । 
10 मीडिया प्रतिनिधि 


i . 


प्रधान महानिदेशक , पत्र सूचना कार्यालय 


ii . 


सी ई ओ , प्रसार भारती 


iii . 


अध्यक्ष , एडीटर्स गाइड ऑफ इंडिया रिप्रिजेंटिव एडीटर्स फ्रॉम पब्लिकेशंस 
अध्यक्ष , इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी 


iv . 


V. 


अध्यक्ष , नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन 


vi . 


अध्यक्ष , इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन 


11. सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि 


i . रामकृष्ण मिशन , कोलकाता 


ii . यूएनएनएटीआई , गुजरात 
iii . आगा खां फाउंडेशन , नई दिल्ली . 


iv . रूरल वालंटियर सेंटर , धीमाजी , असम 


v . शांता मेमोरियल रिहेबिलिटेशन सेंटर , ओडिशा 


12. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि 

i . यू एन रेजीडेंट कॉर्डीनेटर , नई दिल्ली 
ii . यूएनडीपी कंट्री डायरेक्टर , नई दिल्ली । 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 — SEC . 1 ] 


iii . यूएनडीआरआर के प्रतिनिधि 
iv . कंट्री डायरेक्टर , वर्ल्ड बैंक 
v . एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि 


vi . विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि 


13. विशेष आमंत्रित व्यक्ति 


i . डॉ . पी . के मिश्रा , प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 


ii . अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विशेष आमंत्रित व्यक्ति 
14. संयोजक 


गृह मंत्रालय में विशेष सचिव / अपर सचिव / आपदा प्रबंधन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


( DISASTER MANAGEMENT DIVISION ) 


RESOLUTION 


New Delhi , the 26th February , 2020 


No. 47-31 / 2012 - DM - III . — Preamble : The Government of India recognizes the need to evolve a 
participatory process of decision making in disaster management with active involvement of the Central & State 
Governments and stakeholders including people representing different interests in the field of disaster management . 
An institutional mechanism to address this need will not only strengthen the disaster management structure and 
institutions all over the Country but also will strengthen the federal polity and democratic governance in the larger 
interest of its people . 
Accordingly , a multi - stakeholders and multi - sectoral National Platform for Disaster Risk Reduction ( NPDRR ) was 
constituted by Government of India vide resolution dated 26th February , 2013. The original Resolution was amended 
from time to time in order to have wider participation of different stakeholders . It was followed by successive 
revision and a comprehensive Resolution dated 05.07.2017 on constitution of the NPDRR was notified . The 
Resolution dated 05.07.2017 was further amended on 03.09.2019 . The Government of India has again reviewed the 
list of members of NPDRR and it has been decided to consolidate all the previous amendments and to issue a 
revised comprehensive Resolution on constitution of the NPDRR . 
Resolution : In supersession of Ministry of Home Affairs Revised Resolution dated 5th July , 2017 and 3rd 
September , 2019 except as respect things done or omitted to be done before such supersession , the Government of 
India has decided to reconstitute the multi - stakeholders National Platform for Disaster Risk Reduction ( NPDRR ) . A 
list of Members of NPDRR is at Annexure - I . 


2 . 


The functions of the NPDRR shall be – 


i . 


To review the progress made in the field of disaster management from time to time . 


ii . 


To appraise the extent and manner in which the Disaster Management Policy has been implemented by the 
Central and State Governments , and other concerned agencies , and to give appropriate advice in the matter . 


iii . 


To advise regarding coordination between the Central and State Governments / UT Administrations , State 
Governments , local Governments and civil society organisations for development of Disaster Risk 
Reduction . 


iv . 


To advise suo - moto or on a reference made by the Central Government or any State Government or a 
Union Territory Administration on any question pertaining to disaster management . 


V. 


To review the Disaster Management Policy . 


3 . 


For the discharge of these functions , the Platform may 


i . 


call for information and comments from any government institution , any other organization or an 
individual . 


ii . 


appoint committees or groups comprising members of the Platform and / or others as may be necessary , and 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


iii . 


commission through the Central Government or any other agency , studies , research or reports on any 
specific issue requiring the attention of the Platform or its Committees or groups . 


4 . 


a ) 


Tenure : 


The tenure of the platform shall be upto 2030 . 


b ) 


Casual Vacancies : 


i . 


All casual vacancies among the members , other than ex - officio members shall be filled by the Authority or 
body which nominated or elected the members whose place falls vacant . 


ü . 


The person nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of the Platform for the residue of 
the term for which the member whose place he fills would have been a member . 


c ) 


Meeting : 


The Platform shall meet once in three years . However , the power to relax the 


condition shall rest with 


the Chairman of NPDRR . 


d ) 


Agenda : 


i . 


The Agenda , the explanatory Memorandum and the Record of proceeding / Minutes of the meeting shall be 
prepared and circulated by the Ministry of Home Affairs ( Disaster Management Division ) . 


ii . 


The Agenda and the explanatory Memorandum will ordinarily be circulated to all the members at least 10 
days before the date of the Meeting of the Platform . 


e ) 


Procedure : 


The Platform will adopt its own procedures in respect of matters not provided 


for above . 


f ) 


General : 


No proceedings of the Platform shall be invalid merely on the ground of procedural defect or vacancy 
under any category of membership . 


SANJEEV KUMAR JINDAL , Jt . Secy . 


Annexure - I 


Composition of the National Platform for Disaster Risk Reduction ( NPDRR ) 


1 . 


Chairperson 


The Union Home Minister 


2 . 


Vice Chairperson 


i . 


Minister of State in charge of Disaster Management in the Ministry of Home Affairs 


Vice - Chairman , National Disaster Management Authority 


3. Representatives of the Government of India 


i . 


Minister of Defence 


ii . 


Minister of Finance 


iii . 


Minister of External Affairs 


iv . 


Minister of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare 


V. 


Minister of Human Resource Development 


vi . 


Minister of Health & Family Welfare 


vii . 


Minister of Housing and Urban Affairs 


viii . 


Minister of Rural Development 


ix . 


Minister of Environment , Forest and Climate Change 


X. 


Minister of Jal Shakti 


xi . 


Minister of Science & Technology 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 — SEC . 1 ] 


xii . 


Minister of Earth Sciences 


xiii . 


Minister of Women & Child Development 


xiv . 


Minister of Mines 


XV . 


Minister of Panchayati Raj 


xvi . 


Vice Chairman , NITI Aayog 


4. Representatives of State Governments & Union Territories Administrations 


i . 


Minister of each State Government / Union Territory dealing with the subject Disaster Management 


ii . 


One Member ( preferably Vice Chairman ) of State Disaster Management Authority of each States / UTs 


5. Representatives of Local Self Governments 


i . 


Mayors of Delhi , Mumbai , Kolkata , Chennai , Bangalore and Hyderabad 


ii . 


Municipal Commissioners of Delhi , Kolkata , Mumbai , Chennai , Bangalore and Hyderabad 


iii . 


10 Chairpersons of Urban Local bodies ( To be nominated by Ministry of Urban Development ) 


iv . 


10 representatives of Panchayat Raj Institutions ( To be nominated by Ministry of Panchayat Raj ) 


6. Representatives from Parliament 


i . 


Four members of Parliament from Lok Sabha ( To be nominated by the Speaker ) 


ii . 


Two members of Parliament from Rajya Sabha ( To be nominated by the Chairperson ) 


7. Ex - Officio Members 


i . 


Union Home Secretary 


ii . 


Secretary , Department of Atomic Energy 


iii . 


Secretary , Ministry of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare 


iv . 


Secretary , Ministry of Earth Sciences 


V. 


Secretary , Ministry of Environment Forest and Climate Change 


vi . 


Secretary , Ministry of Health and family Welfare 


vii . 


Secretary , Ministry of Mines 


viii . 


Secretary , Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 


ix . 


Secretary , Department of Social Justice and Empowerment , Ministry of Social Justice and 
Empowerment 


X. 


Secretary , Department of Empowerment of Persons with Disabilities ( Divyangjan ) , Ministry of Social 
Justice and Empowerment 


xi . 


Secretary / Member Secretary , National Disaster Management Authority 


xii . 


Chairman , Railway Board 


xiii . 


Chairman , Central Water Commission 


xiv . 


Chairman , ISRO 


XV . 


Chairman , Insurance Regulatory & Development Authority 


xvi . 


Chairman , National Highways Authority of India ( NHAI ) 


xvii . 


Chairman , UGC 


xviii . 


Members of NDMA ( Full time ) 


xix . 


Members of Advisory Committee of NDMA 


XX . 


Director General , NDRF 


xxi . 


Director General ( Fire Services , Civil Defence and Home Guards ) 


xxii . 


Director General , Civil Aviation 


xxiii . 


Director General , Defence Research & Development Organization 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


xxiv . 


DG , Indian Meteorological Department 


XXV . 


DG , Geological Survey of India 


xxvi . 


Chief of Integrated Defence Staff ( CIDS ) of the Chief of Staff Committee 


8 . 


Heads of Institutions of National Importance 


i . 


Director , Central Building Research Institute , Roorkee 


ii . 


Director , Centre for Snow and Avalanche Study Establishment , Chandigarh 


iii . 


Director , National Centre for Oceanic Information Services , Hyderabad 


iv . 


Director , National Fire Service College , Nagpur 


V. 


Director , National Disaster Response Force Academy , Nagpur 


vi . 


Director , GAIL Training Institute , Noida 


vii . 


Director , Wadia Institute of Himalayan Geology , Dehradun 


viii . 


Chief Controller of Explosive , Nagpur under Department of Industrial Policy & Promotion , New Delhi 


ix . 


Executive Director , National Institute of Disaster Management , New Delhi 


X. 


Executive Director , Building Materials and Technology Promotion Council 


xi . 


Director , National Remote Sensing Centre 


xii . 


Ten IITs / NITs / Central Universities , to be nominated by NDMA 


xiii . 


Five Medical Institutes / hospitals , to be nominated by NDMA 


xiv . 


Five Agriculture Institutes , to be nominated by NDMA 


9. Persons representing industry 


i . 


President , Associated Chamber of Commerce and Industry , New Delhi . 


ii . 


President , Confederation of Indian Industry , New Delhi . 


iii . 


Director General , Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries , New Delhi . 


10. Media representatives 


i . 


Principal DG , PIB 


ii . 


CEO , Prasar Bharti 


iii . 


President , Editors Guild of India representing Editors from Publications 


iv . 


President , Indian Newspaper Society 


V. 


President , National Broadcasting Association 


vi . 


President , Indian Broadcasting Federation 


11. Representatives of Civil Society Organizations 


i . 


Rama Krishna Mission , Kolkata 


ii . 


UNNATI , Gujarat 


iii . 


Aga Khan Foundation , New Delhi 


iv . 


Rural Volunteet Centre , Dhemaji , Assam 


V. 


Shanta memorial Rehabilitation Centre , Odisha 


12. International Representatives 


i . 


UN Resident Coordinator , New Delhi 


ii . 


UNDP Country Director , New Delhi 


iii . 


Representative of UNDDR 


iv . 


Country Director , World Bank 


V. 


Representative of Asian Development Bank 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 — SEC . 1 ] 


vi . 


Representative of WHO 


13. Special Invitee 


i . 


Dr. PK Mishra , Principal Secretary to the Prime Minister 


ii . 


Any other special invitee with the permission of the Chair 


14. Convenor 


Special Secretary / Additional Secretary / Joint Secretary - in charge of Disaster Management Division in the 
Ministry of Home Affairs 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 


Date : 2020.03.03 19:38:27 + 05'30 ' 


